निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


18 पौष 1935 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 8 जनवरी 2014 


( सं ० पटना 46 ) 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

24 अगस्त 2012 
सं 0 5 / सह.फ.बी. -70 / 2011-3743 — भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली 
से प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अनुश्रवण हेतु विकास आयुक्त, बिहार, पटना की 
अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति के निर्णय के आलोक में मोडिफायड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 
( MNAIS ) के तहत् राज्य के जमुई, मुंगेर एवं शिवहर जिलों को खरीफ 2011 मौसम की धान एवं मकई फसल हेतु 
तथा रबी 2011-12 मौसम की गेहूँ, अरहर, चना , राई - सरसों, मसूर एवं ईख फसल को बीमा हेतु चयनित करते हुए 
क्रमशः अधिसूचना संख्या 3529 दिनांक 03.08.11 एवं अधिसूचना संख्या 4900 दिनांक 08.11.11 निर्गत किया गया था । 

उक्त दोनों अधिसूचनाओं के साथ धान एवं गेहूँ के लिये बीमा की इकाई के संबंध में ग्राम पंचायतों की सूची 
दी गयी थी , जिसमें नगर निगम / नगर परिषद् तथा नगर पंचायत के अन्तर्गत पड़ने वाले कृषकों का उल्लेख छुट गया 
था । उक्त तकनीकि त्रुटियों पर विचार करते हुए मुंगेर , जमुई एवं शिवहर जिले की सभी अधिसूचित ग्राम पंचायतों नगर 
निगम / नगर परिषद् तथा नगर पंचायत को धान एवं गेहूँ फसल के लिए बीमा की इकाई के रूप में अधिसूचित किया 
जाता है । 

अधिसूचना संख्या 3529 दिनांक 03.08.11 एवं अधिसूचना संख्या 4900 दिनांक 08.11.11 की अन्य सभी शर्ते 
पूर्ववत् रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मधुरानी ठाकुर, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 46-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


